निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 माघ 1932 ( श ० ) 
पटना , सोमवार , 24 जनवरी 2011 


( सं o पटना 18 ) 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

24 जनवरी 2011 
सं ० 3 / एच0-02 / 2010 सा0-248- खानकाह मुजीबिया, फुलवारीशरीफ के पत्र दिनांक 15 जनवरी 
2011 के आलोक में चॉद होने के अनुसार अधिसूचना संख्या 3 / एच0-02 / 2010 सा0-4593 , दिनांक 10 दिसम्बर 
2010 के तहत चेहल्लुम के लिए राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालयों एवं राजस्व दण्डाधिकारी के न्यायालयों में 
दिनांक 26 जनवरी 2011 (बुधवार) को घोषित अवकाश के बदले दिनांक 25 जनवरी 2011 (मंगलवार ) को अवकाश 
घोषित किया जाता है । 

उपर्युक्त अधिसूचना संख्या 3 / एच0-02 / 2010 सा0-4593 , दिनांक 10 दिसम्बर 2010 की अनुसूची-1 
का क्रमांक -3 तदनुसार संशोधित समझा जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

सरयुग प्रसाद, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 18-571 + 100- डी ० टी ० पी ० । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


